निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 574) 


13 आषाढ़ 1936 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार , 4 जुलाई 2014 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

2 जुलाई 2014 
सं0 07 / नि0 (विधि - 11 ) - 52 / 2010 - 3535 — विगत् दिनों सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में 
माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के रहने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या 5338 दिनांक 22. 11. 13 द्वारा अपील की 
सुनवाई हेतु बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम , 1935 की धारा - 60 में निहित प्रावधान के अंतर्गत अध्यक्ष - सह - सदस्य , 
राजस्व पर्षद् को अपील सुनने हेतु प्राधिकृत किया गया था ; । 

चूँकि सम्प्रति माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार द्वारा प्रभार ग्रहण किया जा चुका है, अतएव 
अध्यक्ष - सह - सदस्य, राजस्व पर्षद् को अपील सुनने हेतु प्राधिकृत किए गए उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 5338 दिनांक 
22. 11. 13 को विलोपित करते हुए पूर्व की भाँति माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग , बिहार अपील वादों की सुनवाई करेंगे । 

2. यह तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा । 
3. उपर्युक्त आदेश में माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अतुल प्रसाद, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 574-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


